.. 


HSL 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 भाद्र, 1937 ( श०) 
संख्या 30 राँची, बुधवार 

____ 26 अगस्त, 2015 ( ई० 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 274-278 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग-4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 

. 


निकले 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 26 अगस्त, 20 15 _ 


275 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


नगर विकास विभाग 

अधिसूचना 
18 अगस्त , 2015 


सं .. 1/ स्था0 / श0स्था0नि0 / न0वि0/ 135 / 14-2979-- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार 


( माडा) धनबाद में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित श्री प्रसून कुमार मुर्मू 
को अपने ही वेतनमान में अपने कार्यों के अतिरिक्त ( माडा) के तकनीकी सदस्य का 


अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपालक के आदेश से , 


बी0पी0एल0 दास , 


सरकार के संयुक्त सचिव। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


276 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 26 अगस्त, 20 15 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

2 1 अगस्त , 2015 
सं .. 1/ स्था ./ पदस्थापना / 01/ 2015--नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 
निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ- IV में अंकित स्थान पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: . 


नाम पदनाम | 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापित स्थान 


| श्री गंगा राम ठाकुर , 

सहायक अभियंता 


श्री अरबिन्द कुमार , 


झा . प्र . से . 


कार्यपालक पदाधिकारी , कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 
नगर परिषद , लोहरदगा पंचायत, गुमला 

( अतिरिक्त प्रभार ) 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 
निरसा, धनबाद 

पंचायत , चिरकुण्डा 

( अतिरिक्त प्रभार ) 
| कार्यपालक पदाधिकारी , | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 
नगर परिषद्, आदित्यपुर पंचायत, सरायकेला 

( अतिरिक्त प्रभार ) 
कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक अभियंता, 
नगर पंचायत, चिरकुण्डा | राँची नगर निगम, राँची 


श्री सुरेश यादव , 
सहायक अभियंता 


श्री अनिल कुमार, 
सहायक अभियंता 


2. 


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 26 अगस्त, 20 15 _ 

277 
प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं ADITYA MOHAN KHANDELWAL पुत्र MOHAN LAL KHANDELWAL , शपथ पत्र 
सं० 1871 दिनांक 6 अगस्त, 20 15 के अनुसार ADITYA MOHAN KHANDELWALके नाम से 
जाना जाऊँगा । 

ADITYA MOHAN GUPTA एवं ADITYA MOHAN KHANDELWAL दोनों एक ही 
व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT OF KART SARAIROAD , 
UPPER BAZAR, 
DISTRICT - RANCHI, 
JHARKHAND , 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं LAXMI SARAFF पुत्री LATE DINA MATH SARAWGI, शपथ पत्र सं० 19 7 दिनांक 
16 जुलाई, 20 15 के अनुसार LAXMI SARAFF के नाम से जानी जाऊँगी | 
LAXMI SAROFF एवं LAXMI SARAFF दोनों एक ही महिला का नाम है । 


SR -02 , SIDDHARTH RESIDENCY , 
(1 " FLOOR), 
LADE AVENUE , 
KANKE ROAD , 
RANCHI - 832008, 
JHARKHAND , 


278 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 26 अगस्त, 20 15 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं RITIKA PRAVEEN पुत्री PRAVEEN KUMAR APPU & ABHA SAHAY, शपथ पत्र 
सं० 75 4 दिनांक 25 जुलाई, 20 15 के अनुसार RITIKA PRAVEEN के नाम से जानी जाऊँगी । 
RITIKA एवं RITIKA PRAVEEN दोनों एक ही महिला का नाम है । 

RESIDENT OF C -56 , 
HARMU HOUSING COLONY, 
RANCHI , 
JHARKHAND , 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं JYOTI BAJAJ पति GURBIR SINGH शपथ पत्र सं0.53 8 दिनांक 07 मई, 2015 
एंव शपथ पत्र सं0- 170 8 दिनांक 18 मई, 2015 के अनुसार JYOTI BAJAJ के नाम से 
जानी जाऊँगी । 
JYOTI SINGH एवं JYOTI BAJAJ दोनों एक ही महिला का नाम है । 

3A , PEPEE COMPOUND , 
P. S .- HINDPIRI , 
RANCHI, 
JHARKHAND , 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं DIVYA BHARTI पुत्री BIKASH KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 276 6 8 दिनांक 
9 दिसम्बर , 2015 के अनुसार DIVYA BHARTI के नाम से जानी जाऊँगी । 
___ DIVYA BHARTI एवं NATASHA SINGH दोनों एक ही महिला, का नाम है । 

NEAR TEL MILL , 
BEHIND MAA SHAYAMA CLINIC , 
KOLA KUSMA SARAIDHALA , 
OPPSITE TO RGHUKUL , 
DHANBAD , 
JHARKHAND, 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 30 ..50 | 


